निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आश्विन 1942 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 636 ) पटना , वृहस्पतिवार , 24 सितम्बर 2020 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

23 सितम्बर 2020 
सं० 1 / स्था ०( ले ० से०) -06 / 2020-4896 / वि ० — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या -03 / 2015 
के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लेखा सेवा के अन्तर्गत लेखा पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु 11 
नये सफल घोषित संशोधित अनुशंसित में से निम्नलिखित 02 ( दो) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन अपुनरीक्षित 
पे बैण्ड ₹ 9300-34800 / - ग्रेड पे ₹ 4800 / - (पुनरीक्षित पे मेट्रिक्स लेवल -09) ₹ 53100-167800 / - ) में ( राज्य 
सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ ) औपबंधिक रुप से परीक्ष्यमान लेखा पदाधिकारी के रुप में 
नियुक्त करते हुए वित्त विभाग (मुख्यालय) में योगदान करने का निदेश दिया जाता है: 

संयुक्त मेधा 

आरिक्षित 
क्र.सं. रौल नं० 

जन्मतिथि 
क्रमांक 

कोटि 


नाम 


गृह जिला 


1 


201628 


नालन्दा 


125 


01.03.1981 


04 


श्री धीरेन्द्र कुमार 
श्री दीप शंकर कुमार 


2 


210565 


प ० चम्पारण 


126 


12.02.1983 


04 


2. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

3. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से संबंधित बोर्ड / संस्था से सत्यापन 
तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है , तब इन नव नियुक्त पदाधिकारियों की 
सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी । 

4. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय सिविल सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे, अन्यथा 
उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा । 

5. प्रत्येक अभ्यर्थी योगदान करने के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई 
अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है । यदि वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य समर्पित प्रमाण पत्र में प्रतिकूल बातें पायी जाती 
हैं, तो मेरी पात्रता रद्द करने का अधिकार नियोक्ता का होगा । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 सितम्बर 2020 


6. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प 
संख्या -1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान / प्रभार ग्रहण करते 
समय अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेंगे । 

7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के 
अन्दर वे अपना योगदान वित्त विभाग (मुख्यालय) में निश्चित रुप से समर्पित करेंगे । तत्पश्चात् उनका पदस्थापन किया 
जायेगा । 
8. सरकार के निदेश के आलोक में उन्हें प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकेगा । 

बिहारराज्यपाल के आदेश से, 

सुरेन्द्र कुमार , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 636-571 + 300 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


